रजिस्ट्री सं० डी०एल० - 33004/97 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 97 


सत्यमेव जयत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I -- खण्ड 1 
PART I - Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 39 ] 
No. 391 


नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 5 , 1997 / फाल्गुन 14, 1918 
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 5, 1997/PHALGUNA 14, 1918 


लोक सभा 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 4 मार्च, 1997 


संख्या - 41 / 3 / सी - एक / 96 . - लोक सभा के दिनांक 3 मार्च, 1997 के समाचार भाग - दो में प्रकाशित निम्नलिखित पैरा यहां सामान्य 
जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है : 


" संख्या 996 


लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों 


( आठवां संस्करण ) में संशोधन 


लोक सभा के प्रकिया तथा कार्य संचालन नियमों ( आठवां संस्करण ) के नियम 331 के उपनियम ( 3 ) के अनुसरण में , उक्त नियमों में लोक 
सभा द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित संशोधन एतद्वारा प्रकाशित किये गये : -- 


नियम 331 क ( क ) 


नियम 331 क ( क ) में 


" अनुच्छेद 338 ( 2 ) के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त " 


शब्दों के स्थान पर 


" अनुच्छेद 338 ( 5 ) ( घ ) के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग 


प्रतिस्थापित करें । " 


एस. गोपालन, महासचिव 


554GI/ 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 1 . Sec. 1 ] 


LOK SABHA 
NOTIFICATION 


New Delhi, the 4th March , 1997 


No. 41/ 3 /CI/ 96 . The following paragraph published in the Lok Sabha Bulletin Part-II , dated 3rd March , 1997 is 
hereby published for general information : 


" No . 996 


Amendment to the Rules of Procedure and Conduct of Business in , 


Lok Sabha ( Eighth Edition ) 


In pursuance of sub -rule (3 ) of rule 331 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Eighth 
Edition ), the following amendment approved by Lok Sabha to the said Rules is hereby published : 


Rule 331 A ( a ) 


In Rule 331 A (a ) 


for the words 


" Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes under 
article 338 ( 2 )" 


Substitute 


“ National Commission for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes 


under article 338( 5 ) ( d )" 


S . GOPALAN , Secretary -General" 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 — 1997 


Primer 


de 


overholdet mellan kosong you 


out 04 


